निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1003) पटना , वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

1 सितम्बर 2015 
सं0 21 / उ. जा . रा . आ .-02 / 2011, सा .प्र. - 13001 — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या -12593 
दिनांक 25 .08.2015 द्वारा " उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग , बिहार, पटना " को भंग किया गया है एवं अधिसूचना 
संख्या 12594 दिनांक 25.08. 2015 द्वारा " उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना गठन किया 
गया है । 

2. भंग " उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग , बिहार, पटना " के सभी दाय एवं परिसम्पत्तियाँ ( Liabilities 
and assets ) नवगठित " उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग , बिहार, पटना को हस्तान्तरित की जाती है । 

3. इस नवगठित आयोग में पदसृजन की प्रत्याशा में " उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग , बिहार, पटना " को 
भंग किये जाने की तिथि 25.08. 2015 के प्रभाव से ही उस आयोग में सृजित सचिव सहित वर्ग 2, 3 एवं 4 के सभी 
पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवगठित " उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना में 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1003 - 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


